सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 वैशाख, 19 3 8 ( श० ) 


संख्या 322 राँची , बुधवार , 


18 मई, 2016 ( ई० 


वाणिज्य- कर विभाग 

. . . . . . . . . . 
अधिसूचना 
13 मई, 2016 


एस०ओ० 22 दिनांक 13 मई , 2016 केन्द्रीय बिक्री कर ( झारखण्ड ) नियमावली, 
2006 के नियम 11 के उपनियम (9) एवं (13) के अन्तर्गत निम्नलिखित केन्द्रीय प्रपत्र एफ को 
अवैध घोषित करते हुए रद्द किया जाता है एवं सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया 
जाता है । 


विवरणी 
प्रपत्र एफ का क्रमांकः- जे0जी/ एफ - 0165382 
प्रपत्र रद्दीकरण के कारणः- उसके दुरूपयोग की संभावना के कारण 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 18 मई, 2016 


प्रपत्र रद्दीकरण की तिथिः- वाणिज्य - कर उपायुक्त , नागरीय अंचल, जमशेदपुर के कार्यालय से 

सर्वश्री बिरला टायर्स, जमशेदपुर , टिन- 20961000527 , JU -2123 (C ) 
को निर्गत करने की तिथि से । 


( संचिका संख्याः-वाकर / प्रपत्र रद्दी0 /12 / 2014 ) 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 


युगल किशोर, 
अपर आयुक्त - सह-विशेष सचिव , 
वाणिज्य कर विभाग , 

झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 3 2 2 - 50 । 


